TO # 221 


REGISTERED No . D . 221 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


FAHRT 
EXTRAORDINARY 

7. Il - - - - 3 ( ii ) 
PART ] ] - Section 3 - Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
= == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
H0 4151 7 farti FTAFIT, * * * * 17, 1970, vaan 28, 1892 
No. 415 ] NEW DELHI, TLESDAY, NOVEMBER 17, 1970 /KARTIKA 26 , 1892 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ स .यादा जाता है जिसस कि य, अलग सकलान के रूप में रखा जा सक । 
Separate paging is given to this part in order that it may be fled 

AS a separate complation 
-- -- - -- -- -- - - 

MINISTRY OF FOREIGN TRADE 

ORDER 

New Delhi, the 17th November , 1970 
S . O 3764 .- .-Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of 
Commerce No. S .O . 3712 , dated the 29th November, 1965, the management of the industrial 
undertaking kpowu as the India United Mills Ltd ., Bombay (Maharashtra ), had been taken 
over by the Authorised Controller referred to in the Order mentioned above for a poriod 
upto and inclusive of the 28th November, 1970 ; 

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public 
interost that the management of the said industrial ugdertaking by the said Authorised COR 

troller should continue for further pericul of two years ; 

Now , therefort , id urance of the powers conferred by the proviso to Sub - section (2 ) 
of Section 1A of the Industrio . (Development and Rogalaton ) Act, 1951 ( 65 of 1951), tho 
Central Government hereby directs that ino Order Mcucioned above shall continue to bav . 
offect for a further period opto and inclusiva gť 28th Novambor, 1972 , 

Further , in exercise of the powers conferred by Section 18A of the Industries (Develop 
mont and Roculation ) Act, 1951 (65 of 1951), and in partial modification of the Order of 
the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S . O . 3712 , dated the 29th 
November, 1965, and in supersession of tho Order of the Government of India in the late 
Ministry of Comtacrcc No . S . O . 1210, dated the 26th March, 1968, the Central Government 
hereby authorises with effect from the 29th November , 1970 , the Maharashtra State Textile 
Corporation Ltd ., to take over the management of the whole of the India United Mills L ., 
Bombay , vice Shri S. D . Mehta . 

(No , F . 7 /91 / TEXIG ) / 701 
C . S. RAMACHANDRAN , Addl. Seçy . 
( 1845 ) 


1846 


THB GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II -- SEC.. 310) ] 


M 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मिली व्यापार मंत्रालय 

मावेश 

नई दिल्ली, 17 नवम्बर , 1970 
का० प्रा० 3764: - - यत : भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० 
का० प्रा० 3712, दिनांक 29 नवम्बर , 1965 द्वारा इंडिया यूनाइटेष्ट मिल्स लि०, बम्बई ( महाराष्ट्र ) 
नामक प्रौद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उपरिवणित प्रादेश में निविष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा 28 नवम्बर , 
1970 तक के लिए जिसमें यह तारीख भी शामिल है, ग्रहण कर लिया गया था । 

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित म यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत 
नियंत्रक द्वारा उक्त प्रौद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण दो वर्ष की अवधि के लिए और बना रहना चाहिए ।। 


प्रतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन ) अधिनियम, 1951 ( 1951 का 66 ) की धारा 
18 क की उपधारा ( 2 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतद्धारा निदेश देती है कि उपरिणित आदेश का प्रभाव 28 नवम्बर , 1972 तक के लिए जिसमें 
यह तारीख भी शामिल है और बना रहेगा । 

इसके अतिरिक्त , उद्योग (विकास तथा विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 66 ) 
को धारा 18 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य 
मंत्रालय के आदेश सं० का श्रा0 3712, दिनांक 29 नवम्बर , 1965 , में वांशिक संशोधन करते 
हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश मं० का० प्रा० 1210दिनांक 26 
मार्च, 1968 का अधिक्रमण करते हुये केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र राज्य बस्त्र निगम लि . का 29 
नवम्बर , 1970 से इंडिया युनाइटेड मिल्स लि ., बम्बई का संपूर्ण प्रबन्ध श्री एम डी मेहता के स्थान 
पर अपने अधिकार में लेने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत करती हैं । 

[ फा० सं० 7 ( 91 ) टैक्स ( जी )/ 70 ] 

सो० एस० रामचन्द्रन, 
अवर सचिब, भारत सरकार । 


PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, CELHI, 1970 


